दिन और जज 


फ्रैंकलिन ब्रैनली ्ती हा 
चित्र: हेलेन बॉर्टन 568 


आप पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं. 
मैं भी पृथ्वी पर रहता हूँ. 
हम सभी पृथ्वी पर रहते हैं. 


पृथ्वी गोत्र है. 

पृथ्वी एक बहुत बड़ी गेंद की तरह दिखती है. 
गैंद गोल्ाकार है. 

गेंद चारों ओर से गोल होती है. 


पृथ्वी गोलाकार है. पृथ्वी चारों ओर से गोल्न है. 


यदि आप अंतरिक्ष में बहुत दूर होते तो आपको पृथ्वी इस तरह दिखती. 
आप देख सकते हैं कि वो कितनी बड़ी है. 

लाल बिंदु, न्यूयॉर्क शहर है. 

न्यूयॉर्क शहर में कई लड़के और लड़कियाँ रहते हैं. 

काला बिंदु, सैन फ्रांसिस्को है. 

सैन फ्रांसिस्को में एक बड़ा पुल हैं. 

सफेद बिंदु, डेनवर है. डेनवर के पास खेतों में काउबॉय रहते हैं. 
पानी नीला है. 

पेड़ और घास हे हैं. 

ज़मीन भूरी है. 

बादल सफेद हैं. 


३ जम नगननान न 
जब +- तक 


जलन आओ 


यदि आप अंतरिक्ष में मीलों-मील दूर होते तो आपको पृथ्वी और सूर्य इस तरह दिखते. 
सूर्य का प्रकाश एक समय में, पृथ्वी के एक-आधे भाग पर पड़ता है. 

जब वह आधा भाग प्रकाश में होता है, तब वहां दिन होता है. 

जब दूसरा-आधा भाग अंधकारमय होता है, तब वहां रात होती है. 

जब पृथ्वी के एक-आधे भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, 


तो पृथ्वी का दूसरा-आधा भाग अंधकारमय होता है. 


पृथ्वी, दिन में एक बार घूमती है. यानि वो अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाती है. 


आप भी पृथ्वी के साथ घूमते हैं, लेकिन फिर भी आप यह महसूस नहीं कर पाते हैं 
कि आप घूम रहे हैं. 


जैसे-जैसे पृथ्वी घूमती है, कुछ लोग सूर्योदय देखते हैं. 


हो सकता है कि आप उस समय आप सोकर उठ रहे हों. 


जैसे-जैसे पृथ्वी घूमती है, कुछ लोग सूर्यास्त देखते हैं. 


हो सकता है कि वो आपके सोने का समय हो. 


तीर, पृथ्वी के घूमने की दिशा को दिखाते हैं. आदमी सूर्यास्त देखता है. तब पृथ्वी उसे सूर्य के प्रकाश से दूर ले जाती है. 
लड़के पर सूरज चमकता है. उसके यहां दिन होगा. महिला सूर्योदय देखती है. 
लड़की पर कोई सूरज नहीं चमकता है. उसके यहां रात होगी. क्योंकि पृथ्वी उसे सूर्य के प्रकाश की ओर ले जाती है. 


पृथ्वी एक गोला है. 

पृथ्वी हमेशा घूमती रहती है. वो कभी रुकती नहीं है. 
पृथ्वी, लड़के को सूरज की रोशनी से दूर ले जाती है. 
अब सूरज उस पर नहीं चमकता है. 


अब उसके लिए रात हो गई है. 


पृथ्वी, लड़की को सूरज की रोशनी में ले जाती है. सूरज उसके ऊपर चमकता है. 


अब उसके लिए दिन हो गया है. 

जैसे-जैसे पृथ्वी घूमती है, वो आदमी को सूरज की रोशनी की ओर ले जाती है. 
अब उसके लिए सूर्योदय हो रहा है. 

जैसे-जैसे पृथ्वी घूमती है, वो महिला को सूरज की रोशनी से दूर ले जाती है. 


अब उसके लिए सूर्यास्त हो रहा है. 


जब आपका पृथ्वी का आधा-भाग सूरज की रोशनी में जब आपका वाला पृथ्वी का आधा-भाग सूरज की रोशनी 
चला जाता है, तो आपके घर में उजाला आ जाता है. से दूर चला जाता है, तो आपके घर में रात आ जाती है. 


आप इसे खुद ही पता लगा सकते हैं. 

आप यह प्रयोग करें. 

कल्पना करें कि आप पृथ्वी हैं. 

कल्पना करें कि लैम्प सूरज है. 

आप इस तरह खड़े हाँ कि आपका 

बायाँ भाग लैम्प की ओर हो. 

अपनी दोनों भुजाओं को फैलाएँ. 

आपका बायाँ हाथ लैम्प की ओर इशारा करेगा. 
लैम्प, सूरज है. 


लैम्प की ओर देखें. यह सूर्योदय होगा. 


बाएं मुड़ें लैम्प की ओर, लेकिन उसी स्थान पर ही रहें. 
अपनी भुजाओं को बगलों के बाहर फैलाए रखें. 
अब लैम्प को देखें. यह दिन होगा. 


घूमते रहें. 
अब आपका दाहिना हाथ लैम्प की ओर इशारा करेगा. 


अब लैम्प की ओर देखें. यह सूर्यास्त होगा. 


घूमते रहें. 
अब आपकी पीठ लैम्प की ओर होगी. 


यह रात होगी. 


आपने एक चक्कर घूमा. 


आपने सूर्योदय, दिन, सूर्यास्त और रात का अनुभव किया. 


जब पृथ्वी एक चक्कर घूमती है, तो आपके घर में 
सूर्योदय, दिन, सूर्यास्त और रात होती है. और आप 
सूर्योदय, दिन, सूर्यास्त और रात का अनुभव करते हैं. 


रे 


०० ३० ५ काम भा % बन धन न न मन पु /#82% 


है १ 


दोपहर में, पृथ्वी आपको सूर्य के प्रकाश से दूर ले जाती है. 
फिर आपके यहाँ सूर्यास्त होता है. 


सूर्य को देखें. 


सुबह, पृथ्वी आपको सूर्य के प्रकाश की ओर 
ले जाती है. तब आप सूर्योदय देखते है. 


अब आप जानते हैं: 

पृथ्वी एक बड़ी गेंद की तरह दिखती है. 

पृथ्वी गोल्लाकार है. 

पृथ्वी हर समय घूमती रहती है. 

जब आप जागते हैं तो पृथ्वी पूरे दिन भर घूमती है. 
पृथ्वी दिन में एक बार अपनी धुरी पर घूमती है. 
जब आप सोते हैं तो भी पृथ्वी पूरी रात घूमती है. 


पृथ्वी के घूमने की वजह से आप दिन और रात का अनुभव करते हैं. 
पृथ्वी के घूमने की वजह से आप सूर्योदय और सूर्यास्त देख पाते हैं. 


